रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 2 , 2018 / चैत्र 12 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018 /CHAITRA 12 , 1940 


सं . 207 ] 
No. 207 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 2018 

सं . 36/ 2018- सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 324( अ). - जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51) की 
पहली अनुसूची के टैरिफ मद 8517 70 10 के अंतर्गत आने वाले पोपुलेटेट , लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटिड सर्किट बोर्ड्स पर लगाए जाने वाले 
आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं , जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है । 

अत :, अब , केन्द्र सरकार , उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा , 
यथा : 

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में , खंड XVI में , अध्याय 85 में , टैरिफ मद 8517 70 10 के समक्ष , 
कॉलम ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ 10 % " को अंत : स्थापित किया जाएगा । 

[ फा . सं . 354/ 20/ 2017 -टीआरयू 

रुचि बिष्ट , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd April, 2018 

No. 36 / 2018 - Customs 
G .S . R . 324 ( E ). — Whereas the CentralGovernment on being satisfied that the import duty leviable on populated , 
loaded or stuffed printed circuit boards, falling under tariff item 8517 70 10 of the First Schedule to the Customs Tariff 
Act , 1975 ( 51 of 1975 ) , should be increased and that circumstances exist which render it necessary to takeimmediate 
action. 


1935 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


____ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 8A of the said Customs Tariff 
Act, the CentralGovernment, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in 
the following manner, namely : 

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Section XVI, in Chapter 85 , against tariff item 
8517 70 10 , for the entry in column (4 ), the entry " 10 % " shall be substituted . 

[ E. No. 354/ 20 / 2017-TRU ] 
RUCHI BISHT, Under Secy. 


( 2 ) 


( 3 ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 2018 

सं . 37/ 2018-सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 325( अ). — सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा , 
भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/ 2017 - सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून, 2017 , जिसे 
सा . का . नि . 798 ( अ ), दिनांक 30 जून , 2017 के तहत , भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में 
प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , - 
(i) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 
( 1 ) 

___ _ (4) (5) 
"5क . | 8517 70 90 , कैमरा मॉड्यूल जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में 10 % 

8525 80 20 , प्रयोग किए जाते हैं । 
8525 80 90 , 
8529 90 90 
8517 7090 कनेक्टर्स जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में प्रयोग 10 % 

किए जाते हैं । 
(ii ) क्रम संख्या 6 के समक्ष कॉलम (3) में (i), (ii) और (iii) का लोप कर दिया जाएगा ; 
(iii) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा ; यथा : 
। (1 ) (2 ) 

( 3 ) 

( 4) ( 5) 
"6क. कोई अध्याय ( क ) इनपुट्स या पार्ट्स जिनका प्रयोग सेलुलर मोबाइल फोन के 

प्रिंटिड सक्रिट बोर्ड एसेंबली ( पीसीबीए) के विनिर्माण में 
होता है 
इनपुट्स या सबपार्ट्स जिनका प्रयोग उपर्युक्त (क ) के पार्ट्स | शून्य 

के विनिर्माण में होता है । 
6ख. कोई अध्याय | ( क ) इनपुट्स या पार्ट्स जिनका प्रयोग सेलुलर मोबाइल फोन के शून्य 

कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में होता है 
इनपुट्स या सबपार्ट्स जिनका प्रयोग उपर्युक्त ( क ) के पास 

के विनिर्माण में होता है । 
6ग . कोई अध्याय ( क ) इनपुट्स या पार्ट्स जिनका प्रयोग सेलुलर मोबाइल फोन के 

कनेकटर्स के विनिर्माण में होता है 
( ख ) इनपुट्स या सबपार्ट्स जिनका प्रयोग उपर्युक्त ( क ) के पार्ट्स | शून्य 

के विनिर्माण में होता है । 


5ख . 


शून्य 


शून्य 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iv ) स्पष्टीकरण में , इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए , शब्दों के स्थान पर शब्द और अंक “इस अधिसूचना के क्रम 
संख्या 7क, 7ख और 7ग के लिए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ 91. # . 354 /20 / 2017 - store 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
FC : 464 feT4 AT HAT 57 /2017 - THT plict , aicte 30 1 , 2017 FGTÀ AT FIT. A . Feu 798 (3 ), arta 
30 T , 2017 den fra E 276797 , TERUT , OTT II, TE 3, 340€ (i) # 441fera filT TRAT AT BIT THÌ 
zifah ar sarahT HELT 22 / 2018 -efiht gerai, arta 02 teari , 2018 PT HT. 17. fat . 125 ( 37), arta 
02429 , 2018 2 Jaa Theta PARIT PIT T, GRT HPĪTETA PRUT RITÀI 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd April, 2018 

No. 37 /2018 -Customs 
G . S . R . 325 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No . 57 /2017 - Customs, dated the 30th June , 2017 , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide, number G . S .R . 798 ( E ), dated the 
30th June, 2017 , namely : 

In the said notification , in the Table , 
(i) after serial number 5 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries 

shall be inserted , namely : 
( 2 ) 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) 
“ 5A . 8517 70 90 , Camera Module for use in manufacture of cellular mobile 10 % 

8525 80 20 , phones 
8525 80 90 , 
8529 90 90 
8517 70 90 Connectors for use in manufacture of cellular mobile 10 % 

phones 


SB . 


( ii ) 
( iii ) 


against serial number 6 , in column (3 ), the items (i), (ii) and ( iii ) shall be omitted ; 
after serial number 6 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries 
shall be inserted , namely : 


( 3 ) 


(5 ) 


( 1 ) 
“6A . 


( 2 ) 
Any Chapter 


6B . 


Any Chapter 


( 4 ) 
( a ) Inputs or parts for use in manufacture of Printed Circuit Nil 

Board Assembly (PCBA ) of cellular mobile phones 
(b ) Inputs or sub -parts for use in manufacture of parts Nil 

mentioned at (a ) above 
(a ) Inputs or parts for use in manufacture of Camera Nil 

Module of cellular mobile phones 
(b ) Inputs or sub -parts for use in manufacture of parts Nil 

mentioned at ( a ) above 
(a ) Inputs or parts for use in manufacture of Connectors of Nil 

cellular mobile phones 
(b ) Inputs or sub -parts for use in manufacture of parts Nil 

mentioned at (a ) above 


6C . 


Any Chapter 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( iv ) in the Explanation for the words For the purposes of this notification , the words and figures 
“ For serial numbers 7A , 7B and 7C of this notification” shall be substituted . 

[ E. No. 354/ 20/ 2017 -TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy. 
Note : The principal notification No.57 /2017 -Customs, dated the 30th June , 2017 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide, number G . S . R . 798 ( E ), dated the 
30th June, 2017 and last amended , vide, notification No . 22/2018 -Customs, dated the 2nd February , 2018 , 
published , vide number G .S .R . 125 (E ), dated the 2nd February , 2018 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 2018 

सं . 38/ 2018-सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 326 ( अ). सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 25 की उप -धारा ( 1), के द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, 
एतदद्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24 /2005 -सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 
जिसे सा . का . नि . संख्या 122( अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड 
(i) में प्रकाशित किया गया था , में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा : 

उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 13ध और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 
| (1) । ( 2 ) 

( 3) 
" 13ध. 8517 70 10 सेलुलर मोबाइल फोन के प्रिंटिड सक्रिट बोर्ड एसेंबली से भिन्न सभी वस्तुएं " 

[ फा . सं. 354/ 20/ 2017-टीआरयू] 

रुचि बिष्ट , अवर सचिव 
टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं . 24/2005- सीमा शुल्क , दिनांक 1 मार्च, 2005 को सा . का . नि . संख्या 122( अ), दिनांक 
1 मार्च, 2005 के तहत , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड- 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें 
अंतिम बार अधिसूचना सं . 58/ 2017-सीमा शुल्क,दिनांक 30 जून , 2017 , सा . का . नि . 799 ( अ), दिनांक 30 जून , 2017 के 
तहत संशोधन किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd April, 2018 

No. 38 /2018 - Customs 
G .S .R . 326 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 24 /2005 -Customs, dated the 1st March , 2005, published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 122 (E ), dated the 
1st March , 2005 , namely : 

In the said notification , in the Table , for serial number 13S and the entries relating thereto , the 
following serial number and entries shall be substituted , namely: 
___ (1 ) 

( 2 ) 
“13S 8517 70 10 

All goods other than Printed Circuit Board Assembly (PCBA ) of 
cellular mobile phones” . 

[ F. No . 354/ 20/ 2017- TRU ] 
RUCHI BISHT, Under Secy. 


( 3 ) 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The principal notification No. 24 /2005 - Customs, dated the 1st March , 2005 was published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section- 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R. 122( E ), dated the 
1st March , 2005 and last amended by notification No . 58 /2017 -Customs, dated the 30th June , 2017 , vide 
number G . S . R . 799 ( E ), dated the 30th June , 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 2018 

सं . 39 /2018-सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 327( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा , 
भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 25/ 2005- सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 जिसे 
सा . का . नि . संख्या 123( अ ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में 
प्रकाशित किया गया था , में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा : 

उक्त अधिसूचना में , तालिका में , 
(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि में , "डिजीटल स्टिल विडियो कैमरा " शब्दों के पश्चात “ जो 

कि सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा या कैमरा मॉड्यूल से भिन्न हों " शब्दों को अंत: स्थापित किया जाएगा ; 
(ii ) क्रम संख्या 16 के समक्ष , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि में , मद (i) में “डिजीटल स्टिल विडियो कैमरा” शब्दों के 

पश्चात “ जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा या कैमरा मॉड्यूल से भिन्न हों " शब्दों को अंत : स्थापित 
किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में , " प्रिंटिड सर्किट्स " शब्दों के पश्चात “ सैलुलर मोबाइल 

फोन के कनेक्टर्स से भिन्न ” शब्दों को अंत : स्थापित किया जाएगा ; 
(iv) क्रम संख्या 23 के समक्ष , कॉलम (3) की प्रविष्टि में , “केबल्स ” शब्द के पश्चात “ सैलुलर मोबाइल फोन के 
कनेक्टर्स से भिन्न " शब्दों को अंत : स्थापित किया जाएगा । 

[ फा . सं . 354/ 20 / 2017 -टीआरयू 

रुचि बिष्ट , अवर सचिव 
टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं . 25/ 2005-सीमा शुल्क , दिनांक 1 मार्च, 2005 को सा . का . नि . संख्या 123( अ ), दिनांक 
1 मार्च, 2005 के तहत , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड-3, उप- खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें 
अंतिम बार अधिसूचना सं . 67/ 2017- सीमा शुल्क , दिनांक 14 जुलाई, 2017, सा . का . नि . 881 ( अ), दिनांक 14 जुलाई , 
2017 के तहत संशोधन किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd April , 2018 

No. 39 / 2018 - Customs 
G .S .R . 327 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the CentralGovernment, on being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 25 / 2005 -Customs, dated the 1st March , 2005 , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 123 (E ), dated the 
1st March , 2005 , namely : 

In the said notification, in the Table , 
(i) against serial number 13 , for the entry in column (3 ), after the words “ Digital still image video 

cameras ” , the words “ other than camera or camera module of cellular mobile phones ” shall be 
inserted ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


(ii ) against serial number 16 , for the entry in column (3 ), in item (i), after the words “ Digital still image 

video cameras” , the words “ other than camera or camera module of cellular mobile phones” shall be 

inserted ; 
( iii ) against serial number 22 , for the entry in column (3 ), after the words " printed circuits” , the words 

“ other than connectors of cellular mobile phones” shall be inserted ; 
(iv ) against serial number 23, for the entry in column ( 3 ), after the word “ cables” , the words “ other than 
connectors of cellular mobile phones” shall be inserted . 

[ F. No. 354/ 20/ 2017 -TRU ] 

RUCHI BISHT , Under Secy . 
Note : The principal notification No. 25 /2005 -Customs, dated the 1st March , 2005 was published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section- 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R. 123( E), dated the 
1st March , 2005 and was last amended by notification No. 67 /2017-Customs, dated the 14th July , 2017 , vide 
number G .S . R . 881 (E ), dated the 14th July , 2017 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 2018 

सं . 40/ 2018-सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 328( अ ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1) और सीमा 
शल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा ( 12 ) के तहत प्रदत्त 

से संतुष्ट होते हए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 50/ 2017 - सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून , 2017, जिसे सा . का .नि . 785 ( अ), दिनांक 
30 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , में और 
आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-: 

उक्त अधिसूचना में , 
(i) सारणी में , क्रम संख्या 502 के समक्ष , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 

"डिजीटल इमेज विडियो कैमरा , जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरे या कैमरा मॉड्यूल्स से भिन्न हों "; 
(ii ) सूची 20 में , जहां-जहां भी शब्द “ कनेक्टर्स ” आएं हों , वहां- वहां इसके स्थान पर “ कनेक्टर्स जो कि सेलुलर 
मोबाइल फोन के कनेक्टर्स से भिन्न हैं " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ फा . सं . 354/ 20/ 2017-टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 50/ 2017- सीमा शुल्क , तारीख 30 जून , 2017 को सा . का . नि . संख्या 785( अ), तारीख 30 जून , 
2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार 
अधिसूचना सं . 32/ 2018- सीमा शुल्क , तारीख 23 मार्च, 2018 सा . का . नि . 275 ( अ ), तारीख 23 मार्च, 2018 के द्वारा 
संशोधन किया गया है । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd April, 2018 

No. 40/ 2018 -Customs 
G . S . R . 328 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) and sub -section ( 12 ) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the 
Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 50 /2017 -Customs, dated the 30th June, 2017 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 785 ( E ), dated the 30th June , 2017 , 
namely : 


[ TT II - 005 3 (i ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In the said notification , 
(i) in the Table , against serial number 502, for the entry in column (3), the following entry shall be 

substituted , namely : 
“ Digital Still Image Video Cameras other than Camera or Camera Module of cellular mobile 

phones” ; 
( ii ) in List 20 , for the word “ Connectors ” , at both places where they occur, the words “ Connectors 
other than those of cellular mobile phones” shall be substituted . 

[F . No. 354 /20 / 2017 - TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy. 
Note : The principal notification No. 50 /2017 -Customs, dated the 30th June , 2017 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G .S .R . 785 (E ), dated the 
30th June , 2017 and last amended vide notification No. 32 /2018 - Customs, dated the 23rd March 2018 , 
published vide number G . S . R . 275 ( E ), dated the 23rd March , 2018 . 


RAKESH 

Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 

Date: 2018.04.02 19:49:07 
SUKUL 

+ 05 30 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


